रजिस्ट्री सं . 


. एल . - 33004/ 92 


REGD . No. D . L . - 33004 / 92 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART II - Section 3 - Sub - Section (M) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 104 
No. 104 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 1993/ फाल्गुन 3, 1914 
NEW DELHI , MONDAY, FEBRUARY 22 , 1993 /PHALGUNA 3, 1914 


Ame 


2 


Tre 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


mer 


उद्योग नत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग 


- सचिव, ओद्यागिक विकास विभाग या उनका नामनिर्देशिनी 
३ सचिव , विज्ञान तथा प्रोद्योकि विभाग या उनका नामनिर्देशिती 
.: सचिव, वाणिज्य मनालय या उनका नामनिर्देशिती 
5 अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क और मोमा- शुल्क बोर्ड या उनका 

नामनिर्देशितो 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 फरवरी 1993 
का प्रा 117( अ ) - --उद्योग मवालय , औद्योगिक विकास विभाग 
ओद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्र करण और अनुज्ञापन नियम , 1952 के 
नियम 10 के उप -नियम ( : ) के साथ पठित उद्योग (विकास और 
विनियमन ) अधिनियम , 1951 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारो 
का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित समिति का गठन करता है जो 
विनिर्दिष्ट कृत्यो का पालन करेगी :-- - 


6 मचिव , आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मत्रालय या उनका नाम 

निर्देशिती 
7. मचिव , योजना आयोग या उनका नामनिर्देशितो 
६ आर्थिक , सलाहकार, इलैक्ट्रानिकी विभाग 
१ सचिव , लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग 
___ या उनका नामनिर्देशिती 
10 . सयुक्त सचिव, इलैक्ट्रानिकी विभाग , सदस्य -मचिव 
अन्तरमनालीय स्थायी समिति के कृत्य --- - 
( 1 ) यह समिति विशेष सुविधा स्कीम के अधीन [जिसे इसमे 

इसके पश्चात् भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की 
अधिसूचना स . 42( एन - 8 ) / 1992 - 97, तारीख 14 


इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेनेलर्ज पार्क ( ईएच टपो) तथा साफ्ट 
वेयर टैक्नोलाजी पार्क ( एस टी पी ) के अन्तर्गत आने वाले एकको के 
लिय अन्तरमंत्रालीय स्थायी समिति 


अध्यक्ष 


1. सचिव , इलैक्ट्रानिकी विभाग या उनका नामनिर्देशिती सदस्य 


462 GI/ 93 


THE GAZETTE OF INDIA : FXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 


3 . 


तिलपर, 1982 के अधीन विरचित उक्त स्कीम 
कहा गया है ] इलैक्ट्रानिक हार्डवयर टैक्नोलाषी पार्क 
( ईएच टी पी ) के एफकों को स्थापित करने संबंधी सभी 
भावेदनो पर विचार करेंगी । समिति , सीमा- शुल्क अधिसूचना 
मं . 138 और 1.30, तारीख 29-10-1991 के अधोन 
प्रगतिस साफ्टवेयर टैक्नोलाजी पार्क स्कीम के एककों का 
स्थापित करने मव : सभी आवेदनों पर भी विचार करेगी । 
समिति अयोगिक अनुशाप्ति , विदेशी तकनीकी सहयोग 
फरारी तथा पूंजागत माल के प्रायात के प्रस्तावों पर विचार 
करेगी । समिति , किसी अन्म गोषोगिक अनुमोषमो के 
सहित या विमा विदेशी साम्या से अलमलित प्रावधनी 

पर विचार नही करेगी । 
( 4 ) समिति वास्तविक भपता चालू करने सफ के नाम तक 

उक्न स्कीम के अधीन मंजूर किये गये प्राय-पन्ना 

और औद्योगिक अनुशत्तियो के कार्यान्वयन की प्रगति का 
पुनर्विलोकन करेगी । 
( 3 ) समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर अधिकपित 

नीति के अनुसार उक्त स्कीम के अधीन प्राप्त हुए 
प्रावेदनों से या उसके अधीन व्यक्तिगत प्रस्थापनाओं के 
कार्यान्वयन , से , प्रोभूत नीति सबधी प्रश्नों पर विचार 
करेगी और एक रिपार्ट देगी । 


Chairman : 
__ Secretary, Department of Electronics , or his nomi 

nco . 
Members : 
2 . Secretary, Department of Industrial Development, ou 

his nominee . 
Secretary, Department of Science and Technology, or 

his nominee. 
4 . Secretary, Ministry of Commerce , or his nominec. 

Chairman , Central Board of Excisc ant Customs, 
or his nominee . 
Secretajy , Department of Economic Affans, Ministry 
of Finance or his nominee. 
Socrotary, Planning Commission or his nominee 

Economic Advisor , Department of Electronics . 
9. Secretary , Department of Small Scale Industries and 

Agro und Rural Industries or his nomince . 
TO Joint Secretary , Departmont of Eloctronics , Membei 

Secretary . 
Functions of the Inter-Ministerial Standing Committee : 
li ) The Committee shall consider all applications for set 

ting up of units in the Electronic Hardware Techno 
logy Parks ( EHTP) under the scheme of Special 
facility [ hereinafter referred to as the said schemex 
framed under the Government of India , Ministry of 
Commerce, notification No. 42 ( N -8 ) / 1992-- 97 dated 
the 14th September , 1992 ). The Committeo sball also 
consider all applications for getting up of units undai 
Software Technology Park Scheme operated urder 
customs Notification Nos. 138 & 140 dated 22nd 
October , 1991 . The Committee shall consider propo 
yals for industrial licence , foreign technical colabo 
ration agrcements and import of capital goods. The 
Committee shall not consider applications nvolving 
foreign cquity with or without any other industrial 

Approvals . 
( ii ) Tho Committee shall review the progress of imple 

mcntation of letters of intent and industrial licences 
granted under the said scheme upto the stage of 

actual commissioning of capacity . 
( iii ) The Committee shall consider and make a seport, 

on policy questions arising from applications receiv 
ed under the said scheme or from the implementa 
tion of individual proposals thereunder in accord 
ance with the policy laid down by the Central Gov 

einment from time to time. 
(iv ) The Committeo may refer any matter in its descre 

tion for the consideration and decision of the Cen 
tral Government in respect of matters falling within 
its competence . 

[ F. No. 10( 58 ) / 92- LP ] 

S. BEHURA. Jt . Secy . 


( 4 ) समिति स्वविवेकानुसार केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ और 

उसके विनिश्चय के लिये ऐसा कोई मामला निर्देशित कर 
सकेगी जा उसको क्षमता के अन्तर्गत आने वाले मामलो 
की बामन हो । 


[ फा . स . 10 ( 58 )/ 92/ एलपी ] 

एस बेहरा, संयुक्त मनिष 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Industrial Development) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd February , 1993 


S .O . 117 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sec 
lion 14 of Industries ( Development and Regulation ) Act, 1951 
(65 of 1951 ), read with sub -rule ( 2 ) of rule to of the Regis 
tration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, 
the Ministry of Industry , Dopartmont of Industrial Develop 
ment, horoby appoints the following Committee which shall 
perform the functions spocied , 


Inter -Ministerial Standing Committee for Unity in the Elec 
tronics Hardware Technology Parks (EHTP ) and Software 

Technology Parks ( STP ) 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054, 1993 


